निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 27 ) 


20 पौष 1939 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 10 जनवरी 2018 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जनवरी 2018 
एस०ओ० 117 दिनांक 10 जनवरी 2018 - मुंगेर जिलान्तर्गत पूर्व से सृजित उप श्रमायुक्त , मुंगेर प्रमंडल 
के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त, बेगुसराय का पद सृजित किया गया है । मुंगेर प्रमण्डल के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त के दो 
पदो के कारण कर्मकार प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( यथा संशोधित, 2009 ) एवं उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के 
अन्तर्गत प्रतिकर आयुक्त एवं नियंत्रण प्राधिकार की शक्तियाँ प्रदत्त किया जाना आवश्यक है । 

( 2.) तद्नुसार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( यथा संशोधित , 2009 ) की धारा - 20 की उपधारा (1 ) एवं 
उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा - 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्तंभ - (2 ) 
में उल्लेखित पदाधिकारियों को अनुसूची के स्तंभ - 4 में वर्णित जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्रमशः प्रतिकर 
आयुक्त एवं नियंत्रण प्राधिकार नियुक्त करते है । 


क्र०सं० 


पदनाम 


मुख्यालय 


क्षेत्राधिकार (जिला) 


___ मुंगेर 


मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा 


उपश्रमायुक्त, मुंगेर 
उपश्रमायुक्त , बेगुसराय 


बेगुसराय 


बेगुसराय, खगड़िया 
( सं० 01 / डब्लू०सी० - 1009 / 2016 अं०सं० - 303 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

के. सेन्थिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जनवरी 2018 

8 जनवरी 2018 
एस०ओ० 118 एस०ओ० 117 दिनांक 10 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार 
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) 
के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

( सं० 01 / डब्लू०सी० - 1009 / 2016 अं०सं० - 304 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

के . सेन्थिल कुमार, 

सरकार के अपर सचिव । 
The 8th January 2018 
S .O 117 Dated 10th January 2018 — In addition to the post of Deputy Labour Commissioner, 
Munger Division under Munger District, a post of Deputy Labour Commissioner, Begusarai has 
been created . As there is two post of Deputy Labour Commissioner under Munger Division for that 
reason it is necessary to create a post of compensation commissioner under Employee s 
Compensation Act. 1923 (As Amended 2009 Payment of Gratuity Act 1972 . 

2 . In exercise of the Powers conferred under sub section (1 ) of section 20 of Employee s 
Compensation Act 1923 (The Employee s Compensation [ Amendment ] Act 2009 and Section 3 of 
Payment of Gratuity Act 1972 , the Governor of Bihar is pleased to appoint Deputy Labour 
Commissioner in the column -2 as Compensation Commissioner and Controlling Authority within 
the Jurisdiction of Deputy Labour Commissioner as mentioned in column 4 . 
Sr. No. 

Post 

Head Quarter Jurisdiction (Commissioner) 
Deputy Labour 

Munger Munger, Jamui, Lakisarai and 
Commissioner Munger 

Sheikhpura 
Deputy Labour 

Begusarai 

Begusarai, Khagaria 
Commissioner Begusarai 

( File No .- 01 / WC - 1009 / 2016 L. R - 305 ) 
By order of the Governor of Bihar , 
___ K . SENTHIL KUMAR, 
Add. Secretary to government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 27-57 1 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


